निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 335 ) 


5 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 24 फरवरी 2015 


__ कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 


आदेश 

18 फरवरी 2015 
सं0 07 / नि .( विधि - 06) के. सह. अधि. - 03 / 2009 – 990 — चूंकि , इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 4295 दिनांक 
23 .09.2013 द्वारा परिसमापनाधीन दि छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्टल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., छपरा के परिसमापन कार्यों के 
त्वरित निष्पादनार्थ श्री कुन्दन कुमार, तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण , छपरा को दि छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल 
को - ऑपरेटिव बैंक लि ., सारण , छपरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था । परन्तु इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो 
गया है, इसलिए परिसमापनाधीन उक्त प्रासंगिक बैंक में परिसमापक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया है । 

अतः मैं , हुकुम सिंह मीणा, निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 
1935 की धारा - 44(2 ) एवं तद्नुसार बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 64(2) के अन्तर्गत , श्री 
दीपक आनन्द, जिला पदाधिकरी, सारण, छपरा को परिसमापनाधीन दि छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि . , 
सारण , छपरा का परिसमापक नियुक्त करता हूँ । 


आदेश से . 


हुकुम सिंह मीना, 
निबंधक, सहयोग समितियाँ । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 335-571 + 50- डी0टी0पी0। 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


